सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 113 


9 पौष, 1938 ( श० ) 
राँची, सोमवार , - 

30 जनवरी, 2017 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
23 जनवरी, 2017 


संख्या -8/ गठन/ 113 / 2016-666-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 ( झारखण्ड अधिनियम 
07, 2012), की धारा-3 की उपधारा-(1) (2), धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए झारखण्ड के राज्यपाल कोडरमा जिलान्तर्गत डोमचांच (डोमचांच उत्तरी, डोमचांच दक्षिणी, डोमचांच 
पूर्वी, महथाडीह, एवं तेतरियाडीह अंश) के कुल सात राजस्व ग्रामों को मिलाकर कुल जनसंख्या- 24531 
होने के फलस्वरूप संक्रमणशील शहरी क्षेत्र ( नगर पंचायत ) घोषित करने संबंधी प्रारूप आदेश निर्गत 
करना चाहते हैं । 

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस 
अधिसूचना के " झारखण्ड गजट में प्रकाशन के 30 (तीस ) दिनों के अन्दर डोमचांच नगर पंचायत के 
गठन के प्रस्ताव/ प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, कोडरमा के कार्यालय में समर्पित कर 
सकते हैं | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 जनवरी, 2017 
उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त , कोडरमा के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों को 
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा -(2) के अधीन उपायुक्त , कोडरमा 
द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । 


प्रारूप आदेश 
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 ( झारखण्ड अधिनियम -07, 2012 ), की धारा-3 की 
उपधारा -(1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोडरमा जिलान्तर्गत ( डोमचांच उत्तरी, डोमचांच दक्षिणी, डोमचांच 
पूर्वी, महथाडीह , तेतरियाडीह अंश) ( सूची संलग्न ) को मिलाकर संक्रमणशील शहरी क्षेत्र ( नगर 
पंचायत ) के रूप में घोषित करते हैं | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 जनवरी, 2017 


अनुलग्नका 


क्र० । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 

डोमचांच नगर पंचायत का गठन 
उपायुक्त , कोडरमा के पत्रांक - 07/ सा०, दिनांक 4 जनवरी, 2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 
कोडरमा जिलान्तर्गत प्रस्तावित डोमचांच नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले 07 राजस्व ग्रामों की 
सूची निम्नवत् है: 

जनसंख्या 
पंचायत राजस्व ग्राम का नाम 

( 2011 के जनगणना 

के अनुसार ) 
1. | डोमचांच उत्तरी डोमचांच उत्तरी ( सम्पूर्ण ) 

6293 
2. डोमचांच दक्षिणी डोमचांच दक्षिणी ( सम्पूर्ण ) 

68 

6112 
3. डोमचांच पूर्वी डोमचांच पूर्वी ( सम्पूर्ण ) 

68 

3404 
महेशपुर 

216 

774 
4. महथाडीह | महथाडीह 

66 । 
दूरोडीह 

1545 
5 . तेतरियाडीह अंश तेतरियाडीह अंश 

2319 
कुल जनसंख्या : 


68 


4084 


| 


| 


o) 


m 


24531 


डोमचांच नगर पंचायत एक झलक में : 

डोमचांच नगर पंचायत की कुल जनसंख्या-24531 
(ii) प्रस्तावित नगर पंचायत का क्षेत्रफल - 17.48 वर्ग कि०मी० 


(i) 


प्रधान सचिव , 
नगर विकास एवं आवास 

विभाग। 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 113-- 300 


